निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( संo पटना 56 ) 


गन्ना उद्योग विभाग 


कार्यालय आदेश 

31 अक्तूबर 2013 
सं0 बि . ऊ . - 02 - 13 / 2011 - 2150 — पेराई वर्ष 2013 - 14 के लिए मेसर्स एम . पी . चीनी. उद्योग, मंझौलिया, प . 
चम्पारण से पथ क्रय केन्द्र आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधियों एवं विभागीय 
पदाधिकारियों के समक्ष दिनांक 25.10. 2013 को सुनवाई की गई । 

बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम 1981 की धारा - 29 के अंतर्गत पथ केन्द्रों की 
स्वीकृति से संबंधित मेसर्स एम . पी . चीनी . उद्योग, मंझौलिया द्वारा अपने परम्परागत एवं अपराम्परागत आरक्षित क्षेत्र में 
मिल गेट सहित कुल 29 क्रय केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित किया गया है । प्रस्ताव से सभी पक्षों को अवगत 
कराया गया । 

प्राप्त प्रस्ताव पर उपस्थित सभी पक्षों एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया । इस मिल द्वारा 
उनके परम्परागत क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों पर किसी अन्य चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई । 

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में स्थानीय ईख पदाधिकारी के मन्तव्य एवं गन्ना किसानों की सुविधा के 
मद्देनजर तथा ईख अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पेराई वर्ष 2013 - 14 के लिए मेसर्स एम. पी . चीनी . उद्योग , 
मंझौलिया को गन्ना उठाव हेतु संलग्न सूची के पथ क्रय केन्द्रों पर अंकित मात्रा में गन्ना खरीद की स्वीकृति दी जाती 


है । 


2. आवंटित सभी पथ क्रय केन्द्रों का परिचालन चीनी मिल चलने के साथ ही आरम्भ किया जाए । बिहार ईख 
( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम , 1981 की धारा - 26 एवं 27 के साथ बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का 
विनियमन ) नियमावली , 1978 की धारा - 22, 23, 24,27 एवं 30 का सम्यक रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाए । 
अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करने की स्थिति में ईख अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत् 
आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । 

3. संबंधित ईख पदाधिकारी दैनिक ईख खरीद की मात्रा एवं स्वीकृत नये पथ क्रय केन्द्रों का स्थल चयन 
करेंगे । यथासंभव सार्वजनिक अथवा गैर विवादित स्थल पर क्रय केन्द्र स्थापित करेंगे । स्थल चयन के क्रम में स्थानीय 
ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्र की स्थापना स्वीकृत राजस्व थाना के क्षेत्रान्तर्गत ही स्थापित हो । 
ईख पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिलों के माध्यम से उनके आरक्षित क्षेत्र सहित नये गठित क्षेत्र में भी 
मिल चलने के पूर्व ईख आच्छादन के सर्वेक्षण का कार्य नई सर्वेक्षण नीति विभागीय पत्रांक 800 दिनांक 23. 04. 2013 के 
अनुसार सम्पन्न हो एवं उसके आधार पर समानुपातिक रूप में पर्ची वितरण कैलेण्डर तैयार कर उसके अनुरूप हो । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 
पर्चियों के आवंटन / वितरण में किसी भी प्रकार के विचौलियों का समावेश नहीं हो । मिलों द्वारा अपने कर्मचारियों के 
माध्यम से किसानों को समय पर पर्ची ( requision slip ) उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए तथा उनसे पावती 
को को संधारित रखा जाए । 

4. G. P. S के माध्यम से सम्पादित सर्वेक्षण के बाद नई सट्टानीति के अनुसार कैलेण्ड्रींग , पर्ची वितरण की 
व्यवस्था मिल प्रबंधन द्वारा किया जायेगा । 

5. पथ क्रय केंद्रों की स्थापना एवं परिचालन हेतु विभागीय पत्रांक - 2108 दिनांक 24.10. 2013 के माध्यम से 
घोषित नई नीति के अनुसार ही पथ क्रय केंद्र स्थापित एवं परिचालित किये जा सकेगें । संबंधित ईख पदाधिकारी इसका 
शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें । 

6. विभागीय आदेश संख्या 1283 दिनांक 05.07. 2013 का अनुपालन कर सभी तौल सेतु न्युनतम 5 टन के 
कम्प्यूटराईजड एवं लोड सेल के साथ स्थापित होगा । स्थानीय ईख पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें । 
इसमें किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं होगा । 

7. चीनी मिल क्रय केंद्र के परिचालन के पूर्व क्रय केंद्रों का पदस्थापित किये जाने वाले अपने मिल कर्मियों की 
सूची विभाग को उपलब्ध करायेगें तथा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि माहवार तौल लिपिकों का स्थानांतरण किया जाय । 
इसकी भी सूचना समय - समय पर विभाग को उपलब्ध करायी जाय । 

आदेश से , 
( ह० ) अस्पष्ट, 
ईखायुक्त । 


पेराई वर्ष 2013 - 14 के लिए एम. पी . चीनी उद्योग लि०, मझौलिया , पश्चिम चम्पारण 

को आवंटित पथ क्रय केन्द्रों की सूची 


प्रस्तावित क्रय 


जिला का नाम । प्रखण्ड का । 

नाम 


क्रम 
संख्या 


केन्द्र 


राजस्व 
थाना नं . 


का नाम 


GPS द्वारा सट्टानीति के 
किये गये सर्वे आधार पर 
के आधार पर | आवंटित गन्ने की 
कुल रकवा मात्रा ( लाख क्वी . 
(एकड़ में ) 
25122 35. 17 
2019 

2 . 83 
2224 

3. 11 
678 

0 . 95 


पश्चिम चम्पारण | मझौलिया 


01. 


237 


02. 


168 


नौतन 
नौतन 


03. 


177 


04. 


258 


05. 


212 


887 


1 . 24 


नौतन 
चनपटिया 
बैरिया 
चनपटिया 
सिकटा 


06. 


107 


2. 98 


74 


2131 
1384 
1227 


1 . 94 


08. 


293 


1 . 72 


नौतन 


09 . 


167 


1216 


1 . 70 


मिल गेट 
तेलुआ 
बरदाहा 
जगदीशपुर 
| मोहछी सुधर 
पटजीरवा 
लोहियरिया भंगहा 
पुरैनिया 
गहिरी 
मंगलपुर 
मियांपुर बैरिया 
कुड़िया 
लखनीपुर 
एकडेरवाँ 
| गुजरवलिया 

रामपुर छपकहिया 
गड्डूपुर 
चनरहिया 


नौतन 


159 


1542 


2. 16 


बैरिया 


151 


2261 


3. 17 


चनपटिया 


128 


836 


पूर्वी चम्पारण 


13. 


35 


689 


1 .17 
0 . 96 
1 . 48 


1056 


335 


0 . 47 


पहाड़पुर 
पहाड़पुर 
पहाड़पुर 
अरेराज 
हरसिद्धि 
हरसिद्धि 


16. 


1246 


1 . 74 


628 


0 . 88 


___ 17. 

18. 


106 


558 


0 . 78 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 


जिला का नाम । प्रखण्ड का 

नाम 


क्रम 
संख्या 


प्रस्तावित क्रय 

केन्द्र 
का नाम 


राजस्व GPS द्वारा 

सट्टानीति के 
थाना नं . । किये गये सर्वे आधार पर 

के आधार पर | आवंटित गन्ने की 
कुल रकवा 

मात्रा ( लाख क्वी . 
( एकड़ में ) 

में ) 
597 

0 .84 
910 

1 . 27 
832 

1 . 16 
0 .11 


हरसिद्धि 


19. 


बी . ननकार 
अमवॉ 


पहाड़पुर 
हरसिद्धि 
हरसिद्धि 


80 


पहाड़पुर 


1110 


1 . 55 


पहाड़पुर 


259 


0 . 36 


कृतपुर 
बगहा 
मंझरिया 
सरेया प्रताप 
टोला 
| नोनिया 
रढ़ीया 
ममरखा 
संग्रामपुर 
चटिया 
योग : 


387 


0 . 54 


पूर्वी चम्पारण 


350 


पहाड़पुर 
अरेराज 
अरेराज 
अरेराज 
अरेराज 


0 . 49 


476 


0 .67 


28. 


349 


0 . 49 


29. 


2459 


3. 44 


53848 


75 . 39 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 56-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


